निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 57 ) 


19 पौष 1934 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 9 जनवरी 2013 


विधि विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 


1 जनवरी 2013 


एस0ओ0 75 , दिनांक 9 जनवरी 2013 — विधि विभागीय अधिसूचना सं0- 5551 / जे0 , दिनांक 17. 11. 2008 
जिसके द्वारा श्री सतनाम सिंह को रोहतास जिला के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार , 


निवारण ) अधिनियम , 1989 के वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था , के विरुद्ध 


श्री रामाशीष सिंह - 2 , अधिवक्ता , पूर्व अध्यक्ष, रोहतास जिला विधिज्ञ संघ एवं अन्य अधिवक्तागण से प्राप्त 


परिवाद पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, रोहतास से कराये गये जाँच प्रतिवेदन में उनके विरुद्ध अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों से सरकारी वादों के संचालनार्थ जबरदस्ती पैसा लेने का आरोप सत्य पाये 
जाने के कारण उपर्युक्त नियुक्त/ विनिर्दिष्ट विशेष लोक अभियोजक श्री सतनाम सिंह अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जन जाति ( अत्याचार , निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा- 4(3) के अन्तर्गत राज्य सरकार के मामलों 
का विशेष लोक अभियोजक [ अनु० जाति एवं अनु0 जनजाति ( अत्याचार, निवारण ) अधिनियम , 1989 ], रोहतास के 
रूप में वाद संचालन करने योग्य नहीं पाये गए है । 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जनवरी 2013 
अतः वर्णित परिस्थिति में रोहतास जिला के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार, 


निवारण ) अधिनियम , 1989 के मामले के संचालनार्थ नियुक्त श्री सतनाम सिंह , विशेष लोक अभियोजक , रोहतास 
को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति ( अत्याचार , निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा- 4(3) के अन्तर्गत 
जिला पदाधिकारी , रोहतास के ज्ञापांक 2830 , दिनांक 03 . 09 .12 को अनुमोदित करते हुए दिनांक 03. 09. 12 से 


कार्य मुक्त किया जाता है । 


( सं0सं0 सी0 / ए0एस0 - 3 - 52/ 2007 / 07 / जे0 ) 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से, 


विनोद कुमार सिन्हा , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 57 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


